5 SP Ee KR iby ERA MS $ cos X 
oy YT, p T ; : ४ a " a 
* + ace ! M 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EMEN AAA 


Yoo 


; ई ओम के - mM . 
suz GINA A | : Lexus 
Sel) अथ वेदांगप्रकाश: ईः 
NZ Ae 
8-५ तत्रस्यः प्रथमो भागः . yo 
wA Sos. 
-— ^ See 
: Star 
a “शॉचारणशिक्षा ६ 
i <न D 
2 . , ya 
eer 
43 पारिंनिमुन्प्ररता ई 
Ba चे 3 दे Ro d € : So 
23 e de 
ॐ श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्पतीकृत्याख्यासाहिता ६, 
EE * ८ EN 
EE I 
ईई ` पठनपाठनव्यव्थाया प्रथमं पुस्तकम्‌ ` ह 
S ae fh ; 
SH अजमेरनगरे वेदिक-यन्त्रालये मुद्रिता Sog 
t ~" ` z ; AA हुक. 
| A ` इस पुस्तक के छापने का भ्रधिकार किसी को नहीं है, 
ME क्योंकि इसकी रजिस्टरो कराई गई है । 
LC EAT: १,४७,२६,४६५०७० 
= ave विक्रमीय Haa, २०२७ 
YA बार 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# ओम्‌ # 
भूमिका 


— ff ——- 


मुझ को इस पुस्तक का प्रकाश करना आवश्यक विदित इसलिये हुआ है कि 
आजकल देवनागरी वर्णों के उच्चारण में बहुधा जो जो गड़वड़ हुई दै उस उस को छोड़ 
कर यथायोग्य वर्णों का उच्चारण मनुष्य करें। जैसे ज्ञा, इसमें THT, ये तीन 
अक्षर मिले हैं, इन का उच्चारण भी जकार अकार और आकार ही का होना चाहिये, 
किन्तु ऐसा न at कि जैसे दाक्षिणात्य छोग अर्थात्‌ द्राविड्‌, de. कारणाटक और 
महाराष्ट्र दूनान, गुजराती SM म्याँन और were ग्यान ऐसा अशुद्ध उच्चारण अन्ध 
परम्परा से वेदादिशास्रों के पाठ में भी करते हैं। ऐसे ही पञ्चगोड़ प्रायः ष के स्थान सें 
स का और कोई कोई ख का और य के स्थान में ज का उच्चारण करते हैं | वैसे दी 
बङ्गाली लोग ष और स के स्थान में मी श का उच्चारण किया करते & | यह अन्ध- 
परम्परा नष्ट होकर झुद्धोच्चारण की परम्परा होनी योग्य R | 


और जैसे पाणिनिकृत शिक्षा में तिरसठ अक्षर वर्णमाला में माने हैं, उन की 
गणना पूरी करने के छिये कई एक छोगों ने 'कु, खु, T) घु? इन चार को यम मान के 
तिरसठ अक्षर पूरे किये हैं। अछा यहां विचारना चाहिये कि जब पूर्वोक्त यम हैं तो 
“चुः, छु, जु, रु) ड) इ? इत्यादि यम क्यों न हों। और जो कोई कदे कि “feat, 
qeg xf, aeg इत्यादि में 'क्‌, ख्‌, ग्‌, घ? ये वणं यम कद्दाते और प्रातिशाख्य 
में भी प्रसिद्ध हैं, तो क्या इस बात को वे नहीं जानते कि वे uec कभी नहीं at 
सकते, क्योंकि वे तो कवर्ग में पढ़े ही हैं। 


तथा अपाणिनीय शिक्षा को पाणिनिकृत मान के पाठ किया करते और sa को 
बेदाज्ञ में गिनते हैं, क्या वे इतना भी नहीं जानते कि 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं 
यथा” । अर्थ--मैं जैसा पाणिनि सुनि की शिक्षा का मत दै वैसी शिक्षा करूंगा | इस सें 
स्पष्ट विदित होता है कि यह अरन्य पाणिनि सुनि का बनाया नहीं किन्तु किसी दूसरे ने 
बनाया है। ऐसे ऐसे wal की निबृत्ति के fed बड़े परिश्रम से पाणिनिमुनिकऋृत झिक्षा 
का पुरतक Me कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारणविद्या की 
ga प्रसिद्धि करता हूं, कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम से वर्णाच्चारणविद्या की प्रापि 
शीघ्र हो wma | | 


इस ग्रन्थ में जो जो बड़े अक्षरों में पाठ दै, वह वह पाणिनिमुनिक्ृत, और मध्यम 


अक्षरों मे अष्टाध्यायी और मद्दाभाष्य का पाठ और जो जो छोटे अक्षरों में छपा है. वह ES 


सेरा बनाया हैः ऐसा सर्वत्र समना चाहिये Il 
fer भूमिका समप्ता। p 
£o दयानन्द सरस्त 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जय ag है है s T 
30226 पट ? ^ $ 
ga me IET p^ 

>> अर Aa, Ê 


Yr 
ae 


डक s 


(की) 


EL or 
FA 


si 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aT Taya MA ) JILI TO SIMU 


Y 
E EPE 
Zio BNM 7v ) A 
wn =n! ont 
o> 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ ओम्‌ ब्रह्मात्मने नमः II 


थ वर्राच्चारराशिक्षा 


मे 


( प्रश्न ) qui वा अक्षर किनको कहते हैं ९ 
१( उत्तर ) अक्षरं agi विद्यादओतेवी सरोऽक्षरम्‌। 
वर्ण वाहुः qus किम्ंसुपदिश्यते ॥ 
महाभाष्य अ० १। पा० १। आ० २॥। 


मनुष्य ( अक्षरं नक्षरम्‌ ) जो सर्वत्र व्याप्त जिन का कभी विनाश नहीं होता; 
( बर्ण' बाहुः पूर्वसूत्रे ) अथवा जिनको पूरं सत्न में वर्ण और अक्षर कहते हैँ, ( विद्यात्‌ ) 
उनको प्रयत्न से जानें | 

( प्रश्न ) किसळिये इनका उपदेश किया जाता दै ? 


&—( उत्तर ) वर्णाज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म ace | 

तदथमिष्टचुद्धयथ' wear चोपदिश्यते ॥ 
सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्‌ प्रतिमण्डितो 

वेदितव्यो ब्रह्मराशिः सववेदपुण्यफळावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति | 
महाभाष्य To १ | Wo t | ato R II 


मनुष्य ( यत्र ) जिसमें ( ब्रह्म च ) शब्द we वेद और परब्रह्म को प्राप्त हों, 
( वाग्विषयः ) और वे जो वाणी का विषय अर्थात्‌ ( वणंज्ञानम्‌ ) वणा का यथार्थं विज्ञान 
है उसको जान सकें, ( तदर्थम्‌) इस इष्ट बुद्धि अर्थात्‌ वर्णां का यथार्थ अभीष्ट ज्ञान और 
स्वल्प प्रयत्न से महाला को प्राप्त होने के लिए अक्षरों का अभ्यास उच्चारण की रीति. 
प्रसिद्ध की जाती है । 


' सो यह अक्षरों का अच्छे प्रकार कथन वाक्समाम्नाय है, अर्थात्‌ अपने शब्द्रूपी 
पुष्प फलों से युक्त चन्द्र और ताराओं के समान सुशोभित आकाश में स्थित राशिः= 
शब्दों का समुदाय ब्रह्मराशि जानने योग्य है, और-इसके यथाथज्ञान में सम्पूर्ण वेदों का 
फळ प्राप्त होता है। इसमें वर्णो के ठीक ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और भ्रम की 
kafa होती है, इसलिए ae वर्णोच्चारण विद्या अवश्य जाननी चाहिये । 


t. अष्टाध्यायी के अइउण्‌ आदि सूत्रों के व्याख्यान में यह कारिका है, व्याकरण की 
मपेक्षा में शिक्षा पूर्वेसूत्र और उस में भो 'तमक्षरं० इस की अपेक्षा में qd 'आकाशवायु०' इस 
- सूत्र में वर्ण का व्याख्यान ॥, . , .. .... . ... ; 


| Pi ic Domain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
er e 3 Sem 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E] वर्णोच्चारणशिक्षा 


(अश्न) sat का रूप OGGI 


` ३-(उचर) आकाशवायुप्रभवः शरीरातसहुच्चरन्‌ वक्‍त्रमुपैति नादः | 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वणत्वमागच्छति यः स शब्द) 12 १॥ 
आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होनेवाळा, नाभि के नीचे से ऊपर उठता 
हुआ जो सुख को प्राप्त ददोता है, उसको “नाद्‌? कहते हैं ae कण्ठ आदि स्थानों में 
विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को ग्राप्त होता है, उसको “शव्द? कहते हैं | 
४--आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थौन्मनो युङ्क्ते विवक्षया | 
सनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌। 
मारुतस्तूरसि arg जनयति स्वरम्‌ ॥ 
जीवात्मा बुद्धि से ecd की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, 


विद्युत्रूप मन जठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उरःस्थळ में 
विचरता हुआ मन्द्‌ स्वर को उत्पन्न करता है। 


-( प्रश्न ) शब्द का स्वरूप केसा है, किस फळ को प्राप्त करता और किन पुष्पां से 
सेवित है ९ 
` ५-(उचर) तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं Taa सम्यगुशन्ति विप्राः | 
स श्रेयसा चाम्युद्येन चेव सम्यकू प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति IIRI 


( विप्रः ) विद्वान्‌ छोग (aq) उस आकाशवायु प्रतिपादित ( अक्षरम्‌) 
नाशरहित ( गुहाशयम्‌ ) विद्यासुशिक्षासहित बुद्धि में स्थित ( परम्‌) अत्युत्तम 
( पवित्रम्‌ ) ga ( wer) शब्दराशि की ( सम्यक्‌ ) अच्छे प्रकार ( sara ) प्राप्ति की 
कामना करते हैं, और ( स एव ) वही ( सम्यक्‌ प्रयुक्तः ) अच्छे प्रकार प्रयोग किया. 
हुआ शब्द ( अभ्युदयेन ) शब्द आत्मा मन (च ) और स्वसन्बन्धियों के लिये इस संसार 
कें सव सुख तथा ( श्रेयसा) विद्यादि शुभ गुणों के योग (a) और मुक्तिसुख से 
( पुरुषम्‌ ) मनुष्य को ( युनक्ति ) युक्त कर देता है। इसलिये इस वर्णोचारण की ae 
शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब ळोग प्रयत्न करें। 


शब्द का लक्षण | 
$६--शोत्नोपलब्धिबु finer: aa आकाशदेशः esu - ` - 
महामाष्य Wo $ | Wo १ | qo S | ato २.॥ 
यह SREY सूत्र की व्याख्या में छिखा है कि ( भ्रोश्नोपलब्धिः ) जिसका 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ 


2& 
tl 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णोच्चारण शिक्षा ३ 


कान इन्द्रिय से ज्ञान ( बुद्धिनिग्राह्माः ) और बुद्धि से निरन्तर ग्रहण ( प्रयोगेणामि- 
ज्वलितः ) जो उच्चारण से प्रकाशित होता तथा ( आकाशदेशः ) जिसके निवास का. 
स्थान आकाश है ( शब्द्‌: ) वह "शब्द्‌? Herat है | 


(प्रश्न ) वणुमाळा में कितने वर्ण हैं ९ 


७-( उत्तर ) [ वर्णास्‌ ] त्रिषष्टिः ३ ॥ 
तिरसठ हैं । और वे अकारादि वर्णों में विभक्त हैं। जैसे-- 


अकारादि CA का स्वरूप 


_ ह्र | दीषं | पुत दीघं | se कवगे-क ख ग घ ङ। 
€ 

चवच छज | 

अ३| टवरग-टठडढ ण। 


अ | आ t 

^ ई | za) पवगंञतथदधन। 

के = a | Saves | 

S अन्तस्थ--य र i 

ऋ | R | BR] ऋूम--शष सह। 

SENS अयोगवाहरूप 

० ए | ए३| : विसजनीय ù हस्व 

० à | ऐ३। z जिह्वामूलीय दीघ 

, ओ | ओ३।| ४ उपध्सानीय » अनुनासिक चिह्न 
alaa अनुस्वार | छ और यह अक्षर 

इनको चार यम आ कहते हैं 


उक्त वर्णों में अवर्ग के वर्ण अकार आदि wae और कवग आदि वर्गों के वर्ण 
SANA कहाते हैं | स्वर वणं शब्दों भें शुद्धस्वरूप से भी रहते और व्यखनों के साथ में 
मात्रारूप से भी आते हैं। मात्रारूप स्वरों में जब व्यजन मिलाये जाते हैं तब प्रत्येक 
व्यञ्जन बारह प्रकार से कहा जाता है, उसका स्वरूप और संयोगचक्र ( जिससे कि 
व्यजन का परस्पर सम्बन्ध विदित होता है.) आगे feat हैं-- 


बारह अक्षरों का स्वरूप 


iin. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — . = 
JA PEL ees +s TS 33 PF ic E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e बर्णोच्वारणशिक्षा ` 
d 
Ser अ-क्य ज्‌ ञ_ अ-ज्ञ 
क्‌ च्‌ अ-क्च ह्‌ "rH 
5 रुर अक | वयः | eer | Rae 


. SE ककार का स्वरों के साथ मेळ करके स्वरूप दिखलाया गया है, बसे ही 
खकारादि वाँ का aÙ के साथ भेळ और ene का विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने amet 
को लिख लिखा कर ठीक ठीक करना चाहिये | 


स्वरों का लक्षण 


८--स्वयं राजन्त इति स्वराः ॥ महा० To ३ | Wo २ | Fo २६ | मा० १॥ हे 
जिन के cerca में दूसरे वर्णो के सहाय की अपेक्षा न हो, बे 'स्वर' कह्दाते हैं । 


स्वरों की संज्ञा 


६_-ऊकाठोऽय्मूस्वदीघ प्लुतः || अ० १। पा० २। qe २७॥ 

स्तरों की हस्व दीघं और प्लुत भेद से तीन संज्ञा हैं। इनके उच्चारण समय का 
छक्षण यह है कि जितने समय में eene के मूल की नाड़ी की गति एक बार होती है 
उतने समय में ger, उससे दूने काल में दीर्घ, और उसके तिगुने काळ में प्लुत का 
CHW करना चाहिये | और स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं | 

१०--उच्चैरुदात्तः NAO १। २। २६॥ 

ऊध्वंध्वनि से “उदात्तः | और-- 

११--चीचेरनुदात्तः || Fo १। २। Rell 

नीचे स्वर से 'अनुदात्त' बोळा जाता है | 

१२ समाह्दारः स्वरितः || ae १। २। ३१॥ 

उदात्त और अनुदात्त स्वरों को मिलाकर बोलना “स्वरित? कद्दाता & | 

१३- हृस्वं eg Il Fo t1 Y 1 १०॥ 

हस्व स्वर की eg संज्ञा। और-- 

१४--संयोगे गुरु ॥ ब० १ 1 ४। tt I f 

:ज्ञो दो वा अधिक aai का संयोग परे हो तो पूर्व ger अच्‌ की 'गुरु! संज्ञा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वणाच्चारणंशिक्षा 4 


होती à | RA “विग्रः? यहां वकार में इकार की गुरु संज्ञा है क्योंकि इसके परे पकार 
और रेफ का संयोग है | 


१४--दीघे Uo १। ४। १२॥ 

और दीघं की भी ape) संज्ञा है । 

१६--इळोऽनन्तराः संयोगः ॥ अ० १। १ 1 Fo Il 

अनन्तर अर्थात्‌ अचों का जो व्यवधान उससे रहित eat की "संयोग? संज्ञा 2 | 
व्यज्ञन का लक्षण 

१७--अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति ll wo अ० १ | पा० २ | qo २६। आ० t Il 

जिन का उच्चारण विना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यञ्जन? कहाते हैं | 


उच्चारण करने वालों के गुण 


१८-माघुय्यंमक्षरव्यक्तिः पदच्छेद्रतु सुस्वरः | 
qq JIMAA च षडेते पाठका गुणाः ॥ 


(aga) वणाँ के उच्चारण मे मधुरता ( अक्षरव्यक्तिः ) भिन्न भिन्न अक्षर 
( पदच्छेदः ) पथक्‌ पृथक्‌ पद्‌ ( तु ) और ( सुस्वरः ) सुन्द्रध्चनि ( धेयम्‌ ) धीरता ( च) 
और ( ळयसमर्थम्‌ ) विराम यथा सार्थकता और जैसा हस्त्र दीघं प्लुत, उदात्त अनुदात्त 
स्वरित स्वर, स्पशं आदि आभ्यन्तर और विवारादि वाह्य प्रयतन से अपने अपने स्थानां में 
वर्णो का उच्चारण करना तथा सत्यभाषणादि भी वर्णो के उच्चारण करनेवाळां के गुण हैं | 


स्वरों के उच्चारण में दोष 


१६-अस्तं निरस्तमबिछम्बितं feared ध्मातमथो विकम्पितम्‌ | 
सन्दृष्टमेणीकृतमद्धक॑ zd विकीणंमेताः स्वरदोषभावनाः || 
महामाष्य To १। We $ | आ० १॥। 


( ग्रस्तम्‌ ) जैसे किसी वस्तु को सुख से पकड़ कर बोलना ( निरस्तम्‌ ) जैसे 
किसी वस्तु को मुख से sup करके फेंक देना ( अविळम्बितम्‌) जिस का उच्चारण 
प्रथक्‌ पथक्‌ करना चाहिये उसको वर्णौन्तर में मिळाके बोलना ( निहेतम ) su किसी 

घक्का देना ( अम्बूक्ृतम्‌ ) जैसे सुख में जळ भर के बोळना ( stay) जैसे रुई को 
चुनना वा Stare की आठी के समान उच्चारण करना ( विकम्पितम्‌.) जेसे seq करके 


A 
5 

F 
0 


SW idy- 


Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ वेणोंचचारणसिक्षा 


बोलना ( सन्दष्टम्‌ ) Ta किसी बस्तु को दांतों से काटते हुए बोळना ( एणीकृतम्‌ ) 
wa हरिण कूद के चलते हैं वैसे ऊपर नीचे ध्वनि से बोलना ( अद्धकम्‌) जितने समय 
से जिस वण का उच्चारण करना चाहिये उसके आधे समय में बोलना ( द्र तम्‌ ) त्वरा से 
बोलना ( विकीणम्‌ ) Ta कोई बस्तु बिखर जाय Fer उच्चारण करना, ये सब दोष स्त्ररों 
के उच्चारण करनेहारां के हैं । 
०—अतोऽन्ये व्यञजनदोषाः | दः ws इति मा भूत्‌ । पळाशः पळाष इति सा 

भूत्‌। RAR मञ्जक इति मा भूत्‌ ॥ महामाष्य अ० १ | पा० १। आ० १॥ 

व्य्जना के उच्चारण में भी दोषों को छोड़ कर aoa चाहिये। S ( शशः ) 
इन ताळव्य शकारों के उच्चारण में ( षष इति मा भूत्‌) que षकारों का उच्चारण 
करना ( TSN TIT: ) यहां भी पूर्ववत्‌ जानना ( मञ्चकः ) कोई इस च के स्थान d 
(सकः ) ज का उच्चारण करे, इत्यादि व्यजनों के उच्चारण करनेहारों के दोष कहाते 
हैं | इसलिये जिस जिस अक्षर का जो जो स्थान प्रयत्न और उच्चारण का क्रम है वैसा ही 
उस उस का उच्चारण करना योग्य है। - 

( प्र्न ) इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण हे ? 


२१-(उचर) स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषो द्विघाऽनिलः स्थानस्‌ | 
पीडयति बृचिकार? प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात्‌ ॥ ४ ॥ 


स्थान, करण, आभ्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थान में वायु का ताडन, वृत्तिकार, 
प्रक्रम i नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ये आठ (८) प्रकरण क्रम से इस 
अन्थ में हैं ॥ 


अथ प्रथमं AHO 


२२-अङहबिसजनीयाः कण्ठ्याः || ५ || 


अ, आ, अः, कु अथीत्‌ क, ख; ग, घ; ङ, ह और : विसर्जनीय इन वणो का 
कणठ स्थान है। अर्थात्‌. जो जिह्मा का मूळ कण्ठ का अग्रभाग काकल्क के नीचे देश है 
उस कण्ठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण होता È | 


२३-इविसजनीयाबुरस्यावेकेषाम्‌ । ६ || 


कई एक आचाय्याँ का ऐसा मत॒ है कि हकार और: विसजेनीय का उच्चारण 
उरःस्थान अर्थात्‌ कण्ठ के नीचे और स्तनों के ऊपर स्थान से करना चाहिये | 


२४-जिह्वामूलीयो RET: ।। ७ ॥ 


और वे ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिये जीम के मूळ से इस जिह्वामूलीय का 
उच्चारण होता है इसलिये यह जिह्वामूलीय FENI È I 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णोचारण शिक्षां ७ 


२५-कवगं ऋवणश्च RET: ॥ ८ NA 


तथा उन का यह भी मत है कि जिस कारण कवगं और ऋषणं अर्थीत्‌ हृस्व 
दीघं और प्लुत का जिह्वामूल भी स्थान है, इससे इनको जिह्वा की जड़ में से भी stes 
अशुद्ध नहीं | 


२६-सबशुखस्थानमबणमित्येके 10 91 


जिसलिये अवण का उच्चारण सब मुख में करना शुद्ध दै, इसलिये कोई आचाय 
AA को स्वमुखस्थान वाला कहते हैं 


२७-कण्ठयानास्यमात्रानित्येके ।। १० ॥ 


तथा कई एक आचार्यो का मत ऐसा भी है कि जिन जिन वर्णो का कण्ठ स्थान 
है, उन सव का उच्चारण सुखमात्र में होना भी अशुद्ध नहीं | 


२८-इचुयशास्तालच्याः i ११ || 


जो इ, ई, इ३, चु अर्थात्‌ च, छ, ज, म, ञ, य और श हैं, इनका तालुस्थान 
अर्थात्‌ दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिये । जैसे च के उच्चारण में जिस स्थान 
में जेसी जीभ की क्रिया करनी पड़ती है वैसे शकार का उच्चारण करना योग्य है। 


२९-ऋदुरषा qaem || १२ ॥ 


ऋ, अर) WA, g अर्थात्‌ ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ष का उच्चारण मूंद्धीस्थान 
अर्थात्‌ तालु के ऊपर से करना चाहिये । जेसी क्रिया ट के उच्चारण में की जाती है 
चेसी ही ष के उच्चारण में करनी उचित है। 


०-रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ ॥ १३ UI 


कई एक आचायों का ऐसा मत है कि र का उच्चारण दांत के मूळ से भी करना 
योग्य है 


३१-दन्तमूरुस्तु Tam d १४ ॥ 


WA कई एक आचार्यो के मत में तवर अर्थात्‌ त) थ, द, घ और न का 
उच्चारण GAYS संथान से भी करना अच्छा है। , 


३२-लूतुलसा दन्त्याः ॥ १५ ॥ 


ल, ल ३, तु अर्थात्‌ त, थ, द, ध; न, छ और स इन वर्णों का दन्तस्थान अथात्‌. 
दांतों 3 जिह्वा Sat के उच्चारण करना, है। : 


३३-बकारो giga: ।। १६ ॥ 
T का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होना चाहिये | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


FICS 


qup SR 


TUS, 


-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


< वर्णोच्चारण शिक्षा 


— == 


२४-सुक्किणीस्थानमेके || १७ ॥ 
: कई एक आचार्यों के सत में बकार को स्क्किणीस्थान से बोलना चाहिये । जो 
दाँत और ओष्ठ के बीच में स्थान है उसे ‘ahead? कहते है । 
३५-उपूपध्मानीया ओष्ठ्याः || १८ ॥ 
उ, ऊ, 93, पू अर्थात्‌ प, फ, व, भ, म और ५ इस उपध्मानीय का ओष्ठस्थान से 
उच्चारण करना शुद्ध है। 
३६-अचुस्वारयमा नाह्तिक्याः || १९ || 
छ को छोड़ के और ' age को नासिका से dea gee | 
२७-कण्डचनासिक्यमलुस्वारमेके || २० II 
कंठ और नासिका स्थानवाले डकार को कोई आचाय्यं अनुस्वार के समान केवळ 
नासिकारथानी कहते हैं । 
३८-पमाश्च नासिक्यजिह्वामूलीया एकेषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
. कई एक आचाय्याँ के मत से यम वणं अर्थात्‌ ४ * ये भी नासिका और 
जिह्वामूल स्थानवाले हैं | 
३९-एदेतौ कण्ठयतालव्यों || २२ ॥ 
ए È कंठ और तालु से बोलने योग्य हैं । 
४०-भोदौतो कण्ठचौष्ठयौ । २३ ॥ 
ओ ओ को कंठ और ओष्ठ से बोलना शुद्ध È | 
४१-डञणनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः || २४ ॥ 
ङकारादि पांच वर्णों को स्तर स्त्र स्थान और नासिकास्थान से बोलना चाहिये | 
४२-८६ ढे वर्ण सन्ध्यक्षराणामारम्भके भवत इति || २४ ।| 
सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ जो ए, ऐ, ओ, औ हैं,' इन में दो दो ad मिले होते हैं। जैसे 
अ, आ से इ, ई मिल के ए। अ, आ से ए, ऐ मिल के ऐ। अ,आ से उ, ऊ मिल के at | 
अ, आ से ओ; sit fire कें औ हो जाते हैं। जसे एकांर के आदि में अकार का कंठ और 
अन्त में इकार का MEMA है. इसी प्रकार ओकार में प्रथम कण्ठ -और दूसरा ओष्ठ 
स्थान है। | 
४३-सरेफ AT: || २६ ॥ 
जो रेफ के सहित ऋत्रणं हैं, उसको मूद्धास्थान में बोलना चाहिये ॥ 
इति प्रथमं प्रकरणम्‌ |l 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ds a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णोच्चारण शिक्षा E 


Cx ^. 
अथ sadly AKC 

अब स्थानों के कहने के पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ wae! इस में 
जेसी जेसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना होता है, उस उस का वर्णन है | 
परन्तु यहां इतना अवश्य समझना है कि सव qui के उच्चारण में जिह्वा मुख्य साधन है, 
क्योंकि उसके विना किसी वणं का उच्चारण कभी नहीं हो सकता। 

e e DES 

४४-जह्वथतारव्यमूद्धन्यदन्त्यानां ial करणम्‌ ॥ १॥ 

जिनका जिड्डामूछ, तालु, qul ओर दन्तस्थान है, उनके उच्चारण में जिह्वा मुख्य 
साधन है | क्‍योंकि fra जिस aa का जो जो स्थान कहा है उस उस में जिह्वा ळगाने ही 
से ES ज्यों का त्यों उच्चारण हो ता है। यह सामान्य सूत्र है, इसका विशेष विधान आगे 
कहते है | 


४५-जिह्वामूलेन जिह्वानां तद्येषामभ्यासम्‌ ib २ ॥ 
जिन वर्णो का जिह्वामूल अभ्यास अर्थौत्‌ उच्चारण स्थान है, उन जिह्वामूलीय su 
का जिह्वामूळ से स्पशे करके उच्चारण करना चाहिये # | 


४६-जिह्णोपाग्रेण मूद्धन्यानास्‌ ।। ३ ॥ 


जिन वर्णो का सूद्धीस्थान कहा है, उनका उच्चारण fto के ऊपरले अप्रभाग से 
Wei को Wa करके करना चाहिये । 


४७-जिह्वाप्राथः करणं वा ।। UI 

इनके उच्चारण में दूसरा पक्ष यह भी है कि जिद्घाग्न के अघोभाग से मूद्धों को 
सपश करके उच्चारण करना योग्य है । 

४८-जिह्वाग्रोण दन्त्यानाम्‌ || ५ ui 

जिन वर्णो का दन्तस्यान कहा है, उनका उच्चारण जिकेह्णा अम्रभाग से दांतों D 
स्पश करके ही करना चाहिये | 


४९-त्येतदन्तः करणम्‌ । ६ || 
इस प्रकार से सुख के भीतर स्थानों में वर्णां की उच्चारण क्रिया जाननी चाहिये | 
इति द्वितीयं प्रकरणम्‌ |I 


# इसका ai यह भी हो सकता है कि जिह्वामूलीय aut ar जिह्वामूल उच्चारण साधक 
उनके सिये है जितको उस प्रकार वोलते का अभ्यास होवे i 
3 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


E^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro ` वर्णोचारणशिक्षा 


A_e 
अथ gata अकरणम्‌ 
. अब स्थान और करण के कहने पश्चात्‌ तीसरे प्रकरण का आरम्भ किया जाता 
है | इसमें आभ्यः्तर प्रयतनों का वर्णन किया है। 
१०-अ्यत्नोऽपि द्विविधः ।॥ १ ॥ 
प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं । 
५१-आम्यन्तरो बाह्यश्च । २ ॥ 
आभ्यन्तर और बाह्य । 
२२-आस्पन्तरस्ताबत् || ३ ॥ 
इन दोनों में से प्रथम आभ्यन्तर sued को कहते हैं | 
५३-स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः || ४ ॥ 
ककार से लेके मकार पर्यन्त २५ IMT वर्णो का ws प्रयर्न है, अर्थात्‌ जिह्वा से 
त्र सत्र स्थानों में सपश करके इन वर्णो का उच्चारण करना शुद्ध है। 
५४-ईषत्पृष्टकरणाः अन्तस्थाः ।। ५ Il 
थोड़े स्पशं करके अन्तरथ अर्थात्‌ य, र, छ, व का उच्चारण करना चाहिये | 
५५-ईषद्िवृतकरणा उष्माणः || ६ ॥ 
जिसलिये ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, ह का अपने अपने स्थान में जिह्वा का किञ्चित्‌ 
स्पश करके शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिये इनका इषद्दिृत प्रयत्न है। 
५६-विवृतकरणा वा ।। ७ || 
और इसमे दूसरा पक्ष यह भी है कि स्त्र स्तर स्थान को जीभ से स्पशं के विना 
भी इनका उच्चारण करना शुद्ध है इसलिये a, ष) स, ह का fra प्रयत्न भी है | 
५७-विवृतकरणाः स्वराः LU ८ ॥ 
जिसछिये उक्त स्थानां से जीभ को अळग रख के स्वरों का उच्चारण करना योग्य 
है, इसलिये इनका विवृत प्रयत्न है | 
१८-सवृतस्त्वकारः ।। ९ || 
अकार का संबृत प्रयत्न है | क्योंकि इसका उच्चारण कण्ठ को संकोच करके होता 
है, परन्तु इस का कार्य करने के समय विवृत प्रयत्न ही होता है । í 
५९-हत्येषो उन्‍्तः प्रयत्नः || १० ॥ 
यह आभ्यन्तर Sel का प्रकरण पूरा हुआ | : 
- इति cata TETA |l 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णोच्चारणशिक्षा ११ 


e 
अथ चतुथ भ्रकरणम्‌ . 
६०-अथ बाह्याः प्रयत्नाः । १ ॥ 
अच इसके आगे चौथे प्रकरण में वर्णो के बाह्य प्रयत्ना का वणन करते-हैं | 


६१-चर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शषसविसञनीयजिह्वामूलीयोपध्मानीया यमौ 
च प्रथमद्वितीयौ AARS श्वासाऽनुम्रदानार्चाऽघोषाः ।। २ UI 


D e € 

यहां वर्ग शब्द से कु, चु, डु, तु, पु इन पांचों का ग्रहण है। इनके दो दो ay 

अर्थात्‌ BAT में क, ख, चवर में च) छ, टवर्ग में ट, ठ, तवर्ग में त, थ, TaN में प, फ, 

ऊष्मां में श, ष, स और : विसर्जनीय, X जिह्वामूळीय, ५ उपध्मानीय, ४, «ये दो यम, 

इन अठारह ( १८) aul का विवृत कण्ठ अर्थात्‌ कण्ठ को फेला श्वासानुप्रदान उच्चारण 

के पश्चात्‌ श्वास को युक्त कर और अघोष सूक्ष्म ध्वनि की योजनारूप क्रिया करके इनका 
उच्चारण करना चाहिये | 


६२-एके अल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः । ३ Il 


पांचों वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम अर्थात्‌ क, ग, ङ, च, ज, अ, ट) €; Uh 
त, द्‌, न, प, ब, म, य, X, छ, व, यम प्रथम तृतीय अर्थात्‌ ७ ९ इतने सब अल्पप्राण . 
अथोत्‌ ये थोड़े और ख, घ, छ, झा, ठ, ढ, थ) 4, फ, भ) 95 ष; स, इ, 5 ८५ ) 03 ऊ 
और अकारादि स्वर ये सब महाप्राण अर्थात्‌ अधिक बळ से वोले जाते हैं। 


६३-बर्गाणां तृतीयचतुर्था अन्तस्था इकाराजुस्वारौ यमौ च तृतीयचतुर्थो 
नासिक्याश्च संबृतकण्डा नादानुप्रदाना घोषवन्तर्च || ४ di 


पांचों वर्गों के तीसरे और चौथे बण अर्थात्‌ ग, घ) ज, झ, ड, ढ, d; घ) ब, स) 
अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ळ, व, ह) ˆ अनुस्वार और तीसरे चोथे यम अर्थात्‌ ऊ तथा 
सानुनासिक अकारादि स्त्र इनका संबृतकर्ठ YA अर्थात्‌ कण्ठ का संकोच 
( नादाचुप्रदानाः ) इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि और ( घोषवन्तः ) इनका उच्चारण 
गस्भीर शब्द से करना चाहिये | 


६४-यथां तृतीयास्तथा पञ्चमाः || ५ ॥ 


वर्गों के तृतीय वर्णों के समान पञ्चम वर्ण अर्थात्‌ ङ, ञ, ण, न म के संबृतकर्ठ, 
नादातुप्रदान और घोष प्रयत्न समरने चाहिये | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ वर्णोच्चारणशिक्षां 


६५-आजुनासिक्यमेषामधिको गुणः || ६ ॥ 

पूर्वोक्त ङ, ञ, ण, न, म को सुख से बोले पश्चात्‌ नासिका से बोलना ही इन का 
आनुनासिक गुण अधिक है | 

६६-शादय उष्माणः ।। I 


T शादि अर्थात्‌ श, ष, स, हू की ऊष्मसंज्ञा और ये महाप्राण प्रयत्न से वोले 
जाते & I 
६७-[ स ] स्थानेन द्वितीयाः ।। ८ ॥ 


जो पांच वर्गों के दूसरे वर्ण अर्थात्‌ ख, छ, ठ, थ, फ हैं, वे सकार के समान 
महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहिये | 
६८-हकारेण चतुर्थाः || ९ II 


वर्गों के चतुर्थ अर्थात्‌ घ, झ, ढ, घ, भ इन पांच aul का हकार के समान 


महाप्राण प्रयत्न होता B | ES 
इति चतुथ प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ पञ्चमं प्रकरणस्‌ 


e e ~ A 
at स्पशयम्रवणकरो वायुरयः पिण्डवत्स्थानमभिपीडयति | 
e णकरो पुरूर्णापि 
अन्तस्थवणकरो वायुरदारुपिण्डवद्‌ | ऊष्मस्वर्वणकरों वायुरूर्णापिण्डवद्‌ | उक्ताः 
स्थानकरणप्रयत्नाः ।। १ I 


. „सव मनुष्यों को उचित है कि जो स्पशं--ककार से लेके मपर्यन्त पञ्चीस ( २४ ) 
वण और चार यम हैं, इन को प्रकट करने बाले बायु को लोहे के गोले के समान स्थान 
में लगा के अन्तस्थ वर्ण के बोलने में वायु को का के गोले के समान स्थान में ळगा के 
और शादि तथा वाईस (२२ ) स्तरों के उच्चारण में वायु को उनके गोले के समान स्थान 
में ळगा के वोळा करें। इस प्रकार जो स्थान करण और प्रयत्न कह चुके हैं, उनका ज्ञान 


अवश्य SX, | 
इति पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णोच्चारणशिक्षा १३ 


अथ षष्ठं प्रकरणम्‌ 


e 
vomit हस्वदीघप्लुतत्वाच्च त्रे्त्रय्योपनयेन चानुनासिक्यमेदाच्च 
सं्यातोऽष्टादशात्मक एवमिवर्णादयः || १ || 
. . अब अकारादि वणो के भेद दिखाते हैं । अकार के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 
भेद हैं । और जब इन एक एक के साथ हस्व उदात्त, za अनुदात्त, हस्व स्वरित और 
इसी अकार दीघं और प्लुत के साथ लगाते हैं तब अकार के नव ( & ) भेद हो जाते हैं । 
और जव ये सानुनासिक भेद्युक्त होते हैं तव इन नव नव के अठारइ अठारह भेद होते 
हैं। इसी प्रकार इकार आदि स्वरों में प्रत्येक के अठारह ( १८) भेद समझने चाहियें। 
परन्तु-- 
७१-लुबर्णस्य दीर्घा न सन्ति ।। २ || 
जिसळिये लकार के दीं भेद नहीं होते | 
७२-त॑ ERSTES. । ३ || 
इसळिये लकार को वारह ( १२ ) भेद से युक्त कहते हैं । 
७३-पच्छाशन्देऽशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घाः स्युस्तदाऽष्टादशभेदे 
रवतते Wem इति । |I | 
UA यहच्छा शब्द होते हैं, वे जब उनका अशक्तिज के अनुकरण 
में प्रयोग करते हैं तब छकार को दीघं मान के उस के भी अठारह ( १८) भेद कहते हैं | 
जेसे 'क्लूपक? के इस प्रयोग में होते हैं । 
७४-सन्ध्यक्षराणां FAT A सन्ति तान्यपि द्वादशप्रभेदानि ॥ ५ ॥ 
जिसळिये सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ ए, ऐ, ओ, औ इनके हस्व नहीं होते, इसलिये इनके 
-भी वारह बारह भेद होते हैं । 
७५-अन्तस्था RIAK रेफवर्जिताः agate निरनुनासिकाश्च ।। ६ || 
और रको छोड़ कर अम्तस्थ अर्थीत्‌ य, छ, ब ये cia सानुनासिक यँ, छँ, वे 
और निरनुनासिक य, v, व भेद से दो प्रकार के होते हैं । 
७६-रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति || ७ || - 


_ जिसलिये र और ऊष्म अर्थात्‌ श) ष, स, ह का कोई सवर्णी नहीं होता, इसलिये 
इनके परे किसी वर्ण के स्थान में इनका-सवर्णी आदेश नहीं होता | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SR 


ee np" ges 


A Y 


F 


के उकार के संयोग से वर्गमात्र का बोध होता È | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$9 ` बर्णोच्चारणशिक्षा 


~n ७ ` 
७७-ब्रग्यों वग्यण सवणः ।। ८ ॥ हि 
परन्तु कु, चु, डु, ठु, पु इन पाँच वर्ग और य, छ) व इन तीनों की परस्पर TAY 
संज्ञा मानी जाती है। AA ककार का सवर्णी खकार समझा जाता है, AA सत्र 


सममना चाहिये | 
इति षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ सप्तमं प्रकरणम्‌ 
७८-दत्येष क्रमो वर्णानाम्‌ । १ UI 


यह पूर्व अकारादि वर्णो का क्रम कह — 
७९-तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः । २ ॥ 
षष्ठ प्रकरण के विषय में कौशिक ऋषि के श्लोक हैं, उनमें से आगे कुछ विशेष 
विषयक श्लोक लिखते हैं । 
८०-मूर्वान्तेऽयोगवाइत्वाद्विसर्गा दि रिददाऽष्टकः | 
अकार उच्चारणाथों व्यञ्जनेष्वनुबध्यते । ३ | 
विना संयोग के प्राप्त होने से यहां सब qatar के अन्त में विस आदि अष्टक 
विसजेनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, चार यम, गिना जाता है और अछग 
इसकी प्राप्ति होती है, इससे विसगोदि अष्टक अयोगवाह कहाता और वर्णमाला के वर्णो 
से अळग गिना जाता है। वर्णमाला के व्यखनों में एक अकार अनुबन्ध किया है, वह 
उच्चारणमात्र के लिये है कि जिससे व्यज्जन का स्पष्ट उच्चारण हो। 
८१-५क*पयोः कपकारो च तद्व्गीयाश्रयत्वतः | 
feret चरूरुनतुजग्ग्मिजध्यूनरित्यत्र युः ॥ 
नासिक्येनोकतं कादीनां त इमेऽयमाः | 


ata: संस्थानवर्गीयलक्षकः । ४ || 

Y जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के साथ में जो ककार और पकार हैं aa 
sep WE अर्थात्‌ उनका कबगं और पवर्ग के परे विधान दै, इस से उन के साथ में 
ककार और पकार हैं। पछिक्कनी आदि प्रयोगों में जो क ख्‌ ग॒ घ्‌ इत्याकारक अंश 
नासिकास्थानीय न्‌ न्‌ म्‌ न्‌ वर्गों से अप्रकटित अथीत्‌ गृहीत नहीं होता दै वह अयम 
अर्थात्‌ यम नहीं और ककारादि वर्णों का जो उकार आता है बह संस्थानवर्गीय वण 
अर्थात्‌ उन वर्गों के सजातीय वर्णों का ळक्षक है.। जैसे कु, चु, ड, ठ, पु इनमें प्रत्येक बण 
इति सप्तमं प्रकरणम्‌ || 


CC-0.In Public Domain. Panini Kahya Maha a Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णोच्चारणशिक्षा १५ 


AMSA प्रकरणम 


८२-उत्ताः स्थानकरणप्रयत्नाः || १ || 


अब सब वर्णो में स्थान, करण और प्रयतनां को कह चुके | अगले प्रकरण में 
स्थान आदि के लक्षण कहते हैं | 


८३-यत्रस्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानस्‌ ॥ Il 
स्थान! उसको कहते हैं कि जहां से प्रसिद्ध होके बण सुनने में आते दैं। 


८४-येन निशत्यते तत्करणम्‌ । रे II 
स्थानों में जीभ और प्राण के जिस संयोग से वाँ का उच्चारण करना होता है, 
उसको uu कहते हैं | 


८५-प्रयतनं प्रयत्नः ।। ४ ॥ 
जो वर्णा के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत्‌ क्रिया करनी होती दै, वह यत्न 
कहाता है। > 


८६-नामिप्रदेशात्ययत्नप्रेरितः प्राणो नाम वायुरूष्व॑माक्रामन्तुरआदीनां 
स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विचायते ॥ ५॥ 
जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण! कहते हैं । जो आत्मा के उच्चारण 
की इच्छा से विचारपूर्वक नामि देश से प्रेरणा किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ 
कण्ठ आदि स्थानों में से किसी स्थान में उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है, अर्थात्‌. 
अकारादि वशाँ के प्रथक्‌ एथक्‌ उच्चारण में वायु के संयोग से विचारपूर्वक यथायोग्य 
क्रिया करनी चाहिये । n 
सब मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस प्रकरण में जिस वण के उच्चारण $3 
fet जो जो बात लिखी है उसको ठीक ठीक जानकर विद्यार्थियों को जना के शब्दाक्षरों 
के प्रयोग ज्यों के त्यों कर प्रशंसित हो सदा आनन्द से युक्त रह और सब विद्यार्थियों को 
भी वर्णोच्चारण za कराकर आनन्द में रक्खो | 
KAZA प्रकरणम्‌ Il : 
ऋतुरामाहचन्द्रोेब्दे माघमासे “सिते fuu. 
चतुर्थी शनिवारेऽयं sme पूर्ति समागतः ॥ 
इति श्रीमत्स्वामिद्यानन्दसरस्वतीप्रणीतव्याख्यासहिता 
पाणिचीयशिक्षासून्न eise Tf TT 
वर्णोच्चारणशिक्षा समाप्ता ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HE NES: : xe ~ 
te SMAI AMT AL s MY 


A) i " x x ES Pa 
ca ४९ | n : bash X 
D 


ized by Arya Samaj F undation Chennai and eGangotri 3 e 
Mg CN es S | 
: AQ )0 n) CN HG 
à ~ 
MANII NUNN 


r7 a 


- » 
* 
. 
í A 
NS. a 
» 

t : E 
. * ~ 

. 7 5 
B s eae za 
न्ड . > 
E o ES | 
E. CC-0.Jn Public Domain. Paninkianya.Maha Vidyalaya Collection 
¢ E e EN M etm CIA o À . 
+ te, ; voee SEE L 4 idit EE Ne 
n LI « m < 1 : tog ® 


> 
A ^ . Y . ^ 
| - Pe Lg ee OV wetes srs WU 


